निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 587 ) 


23 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 14 जुलाई 2014 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


- 


- 


- 


संचिका सं0 7 / एम0ई0 - 401 - 104 / 2013 - 2980 / 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 

पटना, दिनांक 30.06. 2014 
विषय: बिहार वाणिज्य कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए वाणिज्य कर निरीक्षक के कुल 901 पदों का 

सृजन । 
आदेश : स्वीकृत । 

___ 2. बिहार वाणिज्य कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए वेतनमान रु० 9300 - 34800 + ग्रेड पे - 4200 
में वाणिज्य कर निरीक्षक के कुल 901 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् की दिनांक 
10.06.2014 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है । 

3. वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर निरीक्षक का स्वीकृत बल निम्नवत् होगा : 
क्र०सं० प्रशासनिक इकाई प्रशासनिक इकाई की ।| वाणिज्य कर निरीक्षक का पद कुल 

संख्या 
1 । प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो 

72 

72 
| 2 जाँच - चौकी 

17 

544 

544 
| 3 | अंचल कार्यालय 

50 

285 

285 
कुल 

901 


09 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 जुलाई 2014 
4 . स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष 2040 - बिक्री, व्यापार आदि पर कर, लघु 
शीर्ष 101 - संग्रहण प्रभार, उप शीर्ष 0001 -जिला प्रभार, मांग संख्या - 17 विपत्र कोड N- 2040001010001 के 
अन्तर्गत गैर योजना मद से किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर सिंह , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 587 - 571 + 300 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


